निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 140 ) 


2 वैशाख 1931 ( श0 ) 
पटना, बुधवार , 22 अप्रील 2009 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

4 फरवरी 2009 
सं० विशेष समिति -10/ 2007 -124 वि०स० — सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या -118 दिनांक 23.01. 2008 , 
200 दिनांक - 13. 02. 2008 , 3655 दिनांक - 19. 05. 2008 , 4240 दिनांक 31.07.2008 एवं 4707 दिनांक 23.10. 2008 के 
क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि चतुर्दश बिहार विधान सभा के सप्तम सत्र में 
श्री रामदेव वर्मा, स०वि०स० द्वारा कृषि विभाग से संबंधित पूछे गए अल्प सूचित प्रश्न सं० - 17 की जाँच हेतु गठित विशेष 
समिति का कार्यकाल दिनांक 01. 02. 2009 से अगामी छ: माह तक के लिए विस्तारित किया जाता है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, 

सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 140 -571+ 10-डी0टी0पी0 । 


